PART-I) 


HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 17 , 2001(CHTR .27 , 1923 SAKA ) 


217 


सिंचाई एवं विद्युत विभाग 
दिनांक : 30 मार्च, 2001 


क्रमांक 1413/ 2-एल . - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि विशिष्टियों में वर्णित भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर सरकारी 
उद्देश्य हेतु अर्थात् कुब्जानगर माईनर बुर्जी 0 से टेल बुर्जी 9800 जो गोकुल डिस्ट्रीब्यूटरी की बुर्जी नम्बर 16840 बायें से निकलती है और जो गांव 
बेरला, कुब्जानगर और टोडी तहसील दादरी, जिला भिवानी के निर्माण के लिये भूमि अपेक्षित है जिसकी अधिसूचना हरियाणा गजट में सिंचाई 
विभाग अधिसूचना संख्या 4143/ 2-एल, दिनांक 11-8-2000 के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है । 

इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि की आवश्यकता उपर्युक्त उद्देश्य के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनिमय 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित 
हैं तथा राज्यपाल हरियाणा भूमि अधिग्रहण अधिकारी को आगेनिर्देश करते हैं कि भूमि अधिग्रहण नियम 1894 की धारा 7 के तहत आपने कब्जे 
में ले लेवे। 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सिंचाई विभाग , भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता लोहारू जल सेवाएं मण्डल चरखी 
दादरी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्रफल एकड़ों में 


हदबस्त नम्बर 


खसरा नम्बर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


भूमि की एक पट्टी 9800 फुट लम्बी तथा विभिन्न 
चौड़ाइयों में जो कि दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, 
दक्षिण - पश्चिम से उत्तर - पूर्व व फिर दक्षिण से उत्तर 
की तरफ जैसा कि मौके पर तथा संलग्न इन्डैक्स 
प्लान में दिखाया गया है, निम्नलिखित खसरा बन्दोबस्त 
नम्बरों में से गुजरती है । 


. 


भिवानी 


दादरी 


बेरला 


3.54 


19 


479,470,473,472,471 

2 


1 


भिवानी 


दादरी . 


कुब्जानगर 


5.40 


17 


87,81,65,64,63,62 , 


92 


46-48 


43 


90,47 . 
45 


भिवानी 


दादरी 


टोडी 


2.48 


18 


173 , 172 , 169 , 168,167 , 166 , 
165,164,163,162,161, 160 , 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा 


( हस्ता०) .. 

अधीक्षक अभियन्ता. 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल , 

भिवानी । 


218 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 17 , 2001 (CHTR . 27, 1923 SAKA ) 


[PART-I 


ART-1 - 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 30th March , 2001 


No. 1413/2 - L . Whereas the Government of Haryana is satisfied that the land specified below is needed 
urgently by the Government at public expenses for public purpose i.e. FOR CONSTRUCTING KUBJA NAGAR MINOR 
FROM RD OTOTAL RD 9800 TAKING OFF AT RD 16840/LEFTOF GOKAL DISTY. INVLLAGE BERLA ,KUBIA 
NAGAR AND TODI IN TEHSIL DADRI, DISTRICT BHIWANI for which a notification has been issued under 
section -4 and published vide Haryana Government Irrigation and Power Department Notification No.4143 /2 -L Dated 
11-8-2000 in Haryana GovernmentGazette Part-I 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for above purpose . 


This declaration is made under the provision of section -6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information to all 
whom it may concern . 


The Governor of Haryana hereby further directs the Land Acquisition Officer to take possession of the said land 
under section - 7 of the Land Acquisition Act, 1894. 


Plans of the land may be inspected in the office ofthe Land Acquisition Collector, Irrigation Branch Bhiwani and 
Executive Engineer, Lobaru Water Services Division , Charkhi Dadri . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Villages 


Khasra Number 


Area in 
Acres 


Hadbast 
Number 


1 


2 


3 


4 


6 


Bhiwani 


Dadri 


Berla 


3.54 


19 


A strip ofLand measuring 9800 feet in length 
and varying in widths moves from south to 
North ,West to East , South to North , South 
West to North -East and then from East to West 
as demarcated at site and shown in the index 
plan attached passing through the following 
Khasra Bandobast Numbers : 


479,470,473 ,472,471. 


2 


Bhiwani 


Dadri 


Kubja Nagar 5.40 


87,81, 65 , 64 , 63, 62, 92 , 

46-48 


20 , 47, 43 
45 


Bhiwani 


Dadri 


Todi 


2.48 


18 


173 , 172 , 169, 168 , 167, 166 , 
165 , 164, 163 , 162, 161, 160 . 


) 


BY ORDER OF THE GOVERNOR OF HARYANA . 


(Sd .)..., 
Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , 

Bhiwani. 


